निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 574 ) 


20 आश्विन 1933 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 12 अक्तूबर 2011 


परिवहन विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

___ 17 सितम्बर 2011 
सं0 5/ स्थाo -95/ 2010- परि . - 4053 — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 9853 , 
दिनांक 01 सितम्बर 2011 के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र (बि. प्र. से. , कोटि क्रमांक -553/ 08 , 
मधुबनी ) को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी , सीवान के पद पर पदस्थापित किया जाता 


2. श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र को निदेश दिया जाता है कि अपने पूर्व पदस्थापन वाले पद जिला 
पंचायत राज पदाधिकारी , सारण ( छपरा ) का पदभार त्याग कर दिनांक 19 सितम्बर 2011 के पूर्व जिला 
परिवहन पदाधिकारी , सीवान का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । 
3. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री , बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 574- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic. in 


